- 


- 


रजिस्ट्री सं. डी. एल. --33002/99 


REGISTERED No . D . L . -- 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


PM 


Mwimples 


Romanthalwane 


दिल्लीराजपन 


यत्र भयो 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%3D 


सं. 291 
No . 29] 


दिल्ली, बुधवार , मार्च 11 , 2015 / फाल्गुन 20, 1936 [ स. स. रा. क्षे.दि . सं. 217 
DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2015 /PHALGUNA 20 , 1936 [N . C . T. D . No. 217 


भाग - IV 
PART- IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण , वन एवं वन्य जीव विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 11 मार्च, 2015 
एफ . 78 / डब्ल्यू एफ डी / सी . ओ. टी / 13 - 14 / 9784- 92. - जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार 
जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं , 

अत: अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , दिल्ली राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम 
( डीएसआईआईडीसी ) द्वारा शहरी ग्रामीण / स्लम पुनर्वास के लिए फिर से कम लागत के आवास , बवाना - 3 ( पुठ खुर्द ) दिल्ली में 
निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.73 हैक्टेयर ( लगभग ) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के 
उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है । 
क्रम 

क्षेत्र का 

अपेक्षित प्रतिपूरक 

हटाए जाने वाले वृक्षों 
स्थान विस्तार 

वृक्षारोपण ( वृक्षों की 
की संख्या 
( हैक्ट० ) 

संख्या) 
शहरी ग्रामीण / स्लम पुनर्वास के लिए फिर 

1.73 444 

5000 
से कम लागत के आवास , बवाना - 3, दिल्ली 

( लगभग) 


कुल योग 


444 


5000 


यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है । 
( क ) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 1,61 ,00,000 रूपये ( एक 

करोड़ इक्सठ लाख रूपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी । 


1162 DG/ 2015 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


परियोजना संख्या - लगाए जाने वाले पौधों की संख्या 


वन प्रभाग में जमा कराई जाए 


अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा 
आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि 

1,61,00,000 रुपये 


5000 


उप - वन संरक्षक ( पश्चिमी) / वृक्ष 

अधिकारी 


( ख ) 


उपभोगी संस्था द्वारा 2780 पेडों का चार स्थलों पर जोकि नरेला , नरेला - बवाना रोड़, घौधा और पुट खुर्द - 1 एंव 2, 
कनझावला आवास क्षेत्र दिल्ली में प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पांच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा 
और शेष वन विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र तालाब और कनझावला के पास जोकि डीएसआईआईडीसी द्वारा प्रदान किया 
गया है कि भूमि में 2220 पेड़ों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा । 
उप - वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास 
निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए । 
वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी उप -वन संरक्षक 
( पश्चिमी ) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
संजीव कुमार, सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीत ) 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE 

NOTIFICATION 

Delhi, the 11th March , 2015 
F. 78 /WFD /COT/13-14/9784- 92 .-.-Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers 
it necessary to do so in the public interest , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 
( Delhi Act 11 of 1994 ), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 1 .73 ha 
(approx .) as detailed below for construction of Low Cost Housing for Urban Poor/ Slum Rehabilitation at Bawana - III 
( Pooth Khurd), Delhi by Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation ( DSIIDC ), from the 
provision of Sub -section (3 ) of Section 9 of the said Act. 


..... .. 


Location 


Extent of 
Area ( ha.) 


No. 


No. of trees 
required to be 

removed 


Compensatory 
plantation required 
( No. of trees ) 

5000 


444 


Low Cost Housing for Urban 
Poor/ Slum Rehabilitation at 
Bawana - III ( Pooth Khurd ), Delhi. 


1 . 73 ha 
(Approx.) 


Total 


5000 


The exemption is subject to fulfillmentof the following conditions : 
( a ) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 1, 61, 00, 000 ( Rupees One Crore Sixty One 

Lakh only ) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 ( five ) years as follows: 
Project No. of Saplings to be 

Total Amount including other 

To be Deposited 
No . Planted (No. of trees ) Administrative expenses and contingency with Forest 

charges (in Rs. ) 

Division 
5000 1 ,61, 00, 000 

DCF (West)/ Tree 

Officer 


( b ) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e . 2780 no . of trees 

compensatory plantation will be done by the User Agency i.e. DSIIDC on the four sites i.e. Narela, Narela 
Bawana Road , Ghogha and Pooth Khurd I & II, Kanjhawala Housing Area etc and balance 2220 no . of trees 
by the ForestDepartment on the site offered by DSIIDC near johad /pond land at Kanjhawala . 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


-..--- 


- 


- 


(c ) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the DSIIDC to the officials concerned ofMCD 

for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF . 
(d ) Before shifting of wood from site of removal of trees , transportation permission for transportation of the said 
wood shall be obtained from Tree Officer (West ). 

By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 

SANJIV KUMAR, Secy. ( Env. & Forests ) 
वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 11 मार्च, 2015 
सं . फा . 03 (14) / वित्त ( राजस्व - 1 ) / 2012 -- 13 / डीएस - VI/ 171. — दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के 
नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा 
( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , मूल्य संवर्धित कर 
आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित 
अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं , अर्थात् : 


DOACanapacionCHHAKAL 


क्र . सं . 


पदनाम 


अधिकारी का नाम 
( श्री / श्रीमती / कु .) 


1. || श्री मंसूर उस्मानी 
श्रीमती स्नेहलता माथुर 
श्री यशपाल 
श्री राजेन्द्र कुमार 
श्री सुरेन्द्र कुमार कामरा 
श्री शहजाद खान 
श्रीमती ज्योति सेठ 
श्रीमती अनीता भरल 

श्री राजकुमार पाहुजा 
10. | श्री सोहनबीर सिंह बैजवान 

श्री सुनील कुमार सचान 
12. श्री पंकज जोशी 

13. | श्री बाबू लाल 
| 14. | सुश्री सुशीला 


कर एवं व्यापार विभाग 
| में कार्यभार ग्रहण करने 

की तिथि 
13. 10. 2014 
16. 10. 2014 
| 31. 10 . 2014 

31 . 10. 2014 
31. 10 .2014 
31. 10 . 2014 
31 .10 . 2014 
31 . 10 . 2014 

31. 10 . 2014 
| 31 . 10 . 2014 

31. 10. 2014 
31.10. 2014 
31. 10. 2014 
21. 10. 2014 


सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 

सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
। सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सहायक आयुक्त - सह - मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 


PAN 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
रविन्द्र कुमार, उप - सचिव - VI (वित्त ) 


FINANCE ( REVENUE-I) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 11th March , 2015 


No. F. 3 (14 )/ Fin( Rev - I)/ 2012- 13/ DS- VI/ 171, — In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub 
section (2 ) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), read with rule 47 of the Delhi 
Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the 
following officer , with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax , 
Governmentof National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act , namely : 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Name of the Officer Sh ./Smt./Ms. 


Appointed as 


SI. 
No . 
1 . 


Date of physical 
_ joining in DT & T 

13/ 10/ 2014 
16/ 10/ 2014 


Assistant Commissioner -cum - VATO 


2. 


Assistant Commissioner -cum - VATO 


| Sh. Mansoor Usmani 
| Smt . Sneh Lata Mathur 
| Sh. Yash Pal 
Sh . Rajendra Kumar 
Sh . Surender Kumar Kamra 


31/ 10 / 2014 


Assistant Commissioner -cum - VATO 
Assistant Commissioner -cum - VATO 


31 /10/ 2014 
31/ 10/ 2014 


Assistant Commissioner- cum - VATO 


6. 


| Sh. Shehzad Khan 


31 /10/ 2014 


Assistant Commissioner-cum - VATO 


- 


7. 


31 / 10/2014 


Assistant Commissioner- cum - VATO 
Assistant Commissioner - cum - VATO 


31 /10/ 2014 


31/10/ 2014 


Assistant Commissioner- cum - VATO 


- www 


31 /10/ 2014 


Assistant Commissioner-cum - VATO 


Smt. Jyoti Seth 
8 . Smt. Anita Bharal 
9 . Sh . Raj Kumar Pahuja 
10. | Sh. Sohanbir Singh Bajwan 
11 . Sh. Sunil Kumar Sachan 
12 . Sh Pankaj Joshi 
13 . Sh . Babu Lal 
14 . Ms. Sushila 


31 /10/ 2014 


Assistant Commissioner-cum - VATO 


- 


- 


- 


31/10/2014 


Assistant Commissioner-cum - VATO 


31/10/2014 


Assistant Commissioner- cum -VATO 


21/ 10/ 2014 


Assistant Commissioner- cum - VATO 


. 


. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.- VI ( Finance ) 
गृह ( पुलिस -III) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 11 मार्च, 2015 
सं . फा . 19 / 1 / 96 / पार्ट फा . / गह - III वि / 247. - जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह विभाग राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है जो तुरन्त 
प्रभाव से कार्य करना तथा वैज्ञानिक परीक्षण के मामलों के लिए तथा दस्तावेजों के वर्गीकरण जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी 
( केवल श्रव्य - दृश्य ) प्रभागों से संबंधित सभी प्रकार के साक्ष्य पर विशेषज्ञ मत प्रदान करना प्रारंभ कर देगी । फोटो प्रभाग 
फोटोग्राफी कार्य में सभी प्रभागों की सहायता करेगा । 

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्न आदेश देते हैं: 
(i ) कि दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली तथा दक्षिण दिल्ली जिलों से संबंध रखने वाले दस्तावेजों, जीव विज्ञान, रसायन 

विज्ञान तथा भौतिकी (केवल श्रव्य - दृश्य ) से संबंधित दिल्ली पुलिस मामलों की न्यायिक साक्ष्यों प्राप्त किये जायेंगे 

तथा परीक्षण तथा विशेशज्ञ मत के लिए इस प्रयोगशाला में निपटाए जाएंगे । 
(ii) कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित भारत सरकार 

के संबद्ध कार्यालयों द्वारा भेजे गये साक्ष्य भी परीक्षण के लिए स्वीकार किये जायेंगे । 
(iii)न्यायालयों , सरकारी विभागों / स्वायत्त निकायों द्वारा भेजे गये दस्तावेजों, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा 

भौतिकी ( केवल श्रव्य - दृश्य ) के संबंधित आपराधिक / सिविल प्रकरणों / मामलों में भी प्रयोगशाला द्वारा विशेशज्ञ मत 

प्रदान किये जायेंगे । 

2. प्रयोगशाला के विशेज्ञों की रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 (1872 का 1 ) की धारा 45 तथा दंड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 293 की सीमा के अधीन कानूनन स्वीकार्य होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के नाम व उनके आदेशानुसार 
पंकज कुमार, अपर - सचिव ( गृह ) 


- 


- 


- 


- 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


%3 


Man 


- am 


- 


- 


- 


HOME ( POLICE - III) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 


Delhi, the 11th March , 2015 


No . F . 19/ 1 / 96 / Pt. File/ Home- III Deptt./247. - Whereas the Lt. Governor of Delhi has approved 
the setting up of the Regional Forensic Science Laboratory (RFSL ) under Forensic Science Laboratory of 
Home Department, Govt. of N . C . T . of Delhi at 7th Floor, NDMC Building , Yashwant Place, Chanakya Puri, 
New Delhi which shall start functioning and accepting cases for scientific examination and rendering expert 
opinion on all types of exhibits relating to divisions of Documents , Biology , Chemistry and Physics (Audio 
Video only ) with immediate effect. Photo Division will assist all divisions in photography work . 


Now , therefore , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby orders as under: 


That the Forensic exhibits of Delhi Police cases relating to Documents, Biology , Chemistry 
and Physics ( Audio - Video only ) pertaining to the Delhi Police Districts of New Delhi and 
South Delhi shall be received and dealt within this laboratory for examination and expert 
opinion. 


( ii ) That the exhibits referred by Govt. of N . C. T . of Delhi, Ministries and attached offices of Govt. 

of India situated in N . C . T of Delhi shall also be accepted for examinaiion . 


( iii) That the expert opinion in criminal/civil cases/matters referred by Courts of Law , Govt. 

Departments /Autonomous Bodies relating to Documents, Biology , Chemistry and Physics 
(Audio - Video only ) shall also be provided by the laboratory . 


2 . The Reports of Experts of the Laboratory shall be admissible in Law within the purview of 
section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872 ) and section 293 of Code Criminal Procedure , 1973 
( 2 of 1974 ). 


। 


By Order and in the Name of the Lt.Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 


PANKAJ KUMAR , Addl. Secy . (HOME) 


। 


- 


शहरी विकास विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 11 मार्च, 2015 
फा . सं . 16 (1) / पी . एफ . - II / श0वि0 / जल / 2008 / 119. -दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (दिल्ली 
अधिनियम संख्या 4, 1998 ) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 
दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित को दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं सदस्य , जिसका गठन अधिनियम संख्या 
फा0 सं0 16 ( 1) / श०वि० / दि0ज0बो0 / 98 - 99 / 4199 दिनांक 6 अप्रैल, 1998 के तहत किया गया था , को सदस्य 
उस तिथि से नियुक्त किया जाता है , जिस दिन वह अपना कार्यभार सम्भाल ले , जो कि निम्नलिखित है : 
क्र . सं . नाम 

नियुक्ति 

___ अधिo के तहत नियुक्ति 
श्री कपिल मिश्रा उपाध्यक्ष 

3(2)(i) और 3( 2)(iii) 
श्री प्रकाश सदस्य 

3(2)(iii ) 
श्री रितराज गोविन्द सदस्य 

3(2)(iii ) 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
1162 DG/ 15 - 2 

प्रकाश चन्द्र , संयुक्त सचिव ( एम. बी. ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


MWAM 


DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 


Delhi, the 11th March , 2015 


F . No. 16 ( 1)/PF I /UD /W /2008 /119. - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi 
Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998 ), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, 
hereby appoints the following members of Delhi Legislative Assembly as Vice Chairperson and Members 
in the Delhi Water Board , Delhi Constituted vide this Government s Notification No. F . 16 ( 1 )/UD /DWB /98 
99 /4199 dated 6th April, 1998 , with effect from the date they assume charge of their respective offices, 
namely : 


$ 1. No. Name 


Provision of Act 


Designation 
Vice Chairperson 

Member 
Member 


Shri KapilMishra 
Shri Prakash 
Shri Rituraj Govind 


2 . 


3 (2 )(i) & 3 (2 )( iii ) 

3 ( 2 ) (iii ) 
3 ( 2 )( iii) 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 
PRAKASH CHANDRA , Jt. Secy . (MB) 


Printed by the Manager,Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

anu Publisheư dy the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


